निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 355 ) 


13 चैत्र 1936 ( A ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 अप्रील 2014 


गृह विभाग 


अधिसूचनाएं 

31 मार्च 2014 
एस0 ओ0 277. दिनांक 3 अप्रील 2014 _ गह विभाग , बिहार की अधिसचना संख्या - 9362 दिनांक 10. 09. 2008 
द्वारा बिहार राज्यपाल ने जाँच आयोग अधिनियम, 1952 ( सं0 - 60, 1952 ) की धारा - 3(1) के अधीन दिनांक 18.08.2008 
को कोसी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो से संबंधित तथ्यों की जाँच हेतु 
माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश बालिया, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश , पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एकल 
सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया था । विभागीय अधिसूचना सं0 - 9286 दिनांक 10 .10 .2013 द्वारा आयोग 
का अंतिम विस्तार दिनांक 31. 03.2014 तक के लिए किया गया था । 

आयोग द्वारा इसी बीच दिनांक 24.03. 2014 को अपना अंतिम जाँच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जा 
चुका है । अतः उपर्युक्त स्थितियों में दिनांक 01.04. 2014 के प्रभाव से कोसी बांध कटान न्यायिक जाँच आयोग को 
विघटित किया जाता है । 

( सं0 जी - 06 / प्र०स०को0 / 2008 - 2785 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

महाशंकर मिश्र , 

सरकार के विशेष सचिव । 

31 मार्च 2014 
एस0 ओ0 278, एस0 ओ0 277 , दिनांक 3 अप्रील 2014 कोसी बांध कटान न्यायिक जांच आयोग के विघटन 
से संबंधित गृह विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 2785 दिनांक 31 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद , बिहार - राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त 
अघिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 जी - 06 / प्र०स०को0 / 2008 - 2785 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

महाशंकर मिश्र, 
सरकार के विशेष सचिव । 


PER JGIC ( 31HTERUT), 3 31414 2014 

The 31st March 2014 
S . O . 277 , dated 3rd April 2014 — Department of Home, Bihar vide notification - 9362 , 
dated 10 .09.2008 ,Governor of Bihar , under article 3 ( 1 ) of Enquiry Commission Act, 1952, 
Constituted a single member judicial enquiry commission headed by Retired Chief justice , 
Patna High Court, Hon . Justice Mr. Rajesh Baliya , to enquire the causes of breach of eastern 
bundh of River Koshi on 18 . 08 .2008 , to prevent its re - occurance in future and related facts . 
Commission last tenure extension was notified by deptt. Notification No. 9286 dated 
10 . 10 . 2013 , till 31 .03. 2014 

In the meantime, The Commission has submitted its final enquiry report to Govt. on 
24 .03.2014 . In the circumstances, The Koshi Bandh Katan Judicial enquiry commission is 
dissolved w .e. f. 01. 04 .2014 

(No. G /06 /PRA .SA .KO ./2008 — 2785 ) 
By order of the Governor of Bihar , 

MAHA SHANKAR MISHRA , 
Special Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC ( 31HTERUT ) 355 -571 + 100 - Actonton 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


